शासन 


छत्तीसगड 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई , दिनांक 
30-05-2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 294 ] 


रायपुर , शनिवार , दिनांक 27 जून 2020 - आषाढ़ 6, शक 1942 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 17 जून 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 12-01/ 2020 / मबावि / 50 . - विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 7-5 / 2012/ मबावि / 50, दिनांक 13-06-2017 द्वारा किशोर 
न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 87 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन अधिसूचना जारी होने के दिनांक 
से 03 वर्ष के लिए किया गया था . उक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 12-06-2020 को समाप्त हो चुका है. 


2 . 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) आदर्शनियम 2016 नियम 87 (2) में निहित प्रावधान के अनुसार 
समिति का कार्यकाल नई समिति गठित होने तक के लिए 03 माह तक अवधि बढ़ाई जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रसन्ना आर., 

सचिव . 


587 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


